सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 वैशाख, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 413 राँची, गुरुवार, 


23 मई, 2019 ( ई ०) 


, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 
21 मई , 2019 


संख्या-1 / पी०-103/2008 का.- 3926-- परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद 
के पद पर पदस्थापित श्री दिलीप कुमार झा , भा.प्र.से. ( झाः 2004) ( अतिरिक्त प्रभार-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, 
झारखण्ड ) के छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा/ चुनाव प्रेक्षक कार्य से प्रस्थान करने के फलस्वरूप इनकी अनुपस्थिति 
अवधि में परियोजना निदेशक , सर्व शिक्षा अभियान, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री उमा शंकर सिंह, 
भा.प्र.से. ( झाः 2009) ( अतिरिक्त प्रभार -निदेशक , झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ( JCERT) 
तथा अपर सचिव , स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग , झारखण्ड) अपने कार्यों के साथ निदेशक , माध्यमिक 
शिक्षा, झारखण्ड के भी अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 413 50 


